Regd. No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


OT 


कार 
. 


Inmlil 


PANA . 


OITY 


HA 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 166 - 2017/ Ext. ] 


CHANDIGARH, THURSDAY , SEPTEMBER 14, 2017 ( BHADRA 22 , 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

___ अधिसूचना 

दिनांक 14 सितम्बर, 2017 
संख्या. 18 / 91 / 2017 - 301 : - हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 91 / 2017 - 3क1, दिनांक 21 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में 
तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा 
नगर पालिका, कनीना, जिला – महेन्द्रगढ़ के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते है : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहाँ नगरपालिका की उतरी पश्चिम से आरम्भ होकर विशाल के घर के सामने से 
नगरपालिका सीमा मुख्य कनीना - कोसली रोड़ सीमा तक, नगरपालिका सीमा कोसली - कनीना रोड़ से करीरा - कनीना सड़क 
तक, करीरा - कनीना सड़क से पश्चिम की तरफ मुख्य रेवाड़ी कनीना सड़क को पार करते हुए होली वाला जोहड़ के 
पश्चिम - दक्षिण कोने तक , होली वाला जोहड़ से होते हुए निहाल के मकान के सामने के चौंक से होते हुए श्री ओ. पी . यादव 
एडवोकेट के घर की तरफ को जाने वाली गली से मेजर होशियार सिंह की हवेली से होते हुए मनफूल चौंक को पार करते हुए 
मुख्य मार्ग कनीना - कोसली रोड़ उतर - पूर्व कोने तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 02 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर मेजर होशियार सिंह की हवेली के सामने से डा० मेहरचन्द के घर की तरफ जाते 
हुए सड़क को पार करते हुए वाया मोहल्ला नवाबा से होते हुए जो डोकलमल पार्क / बड़वाले कुंए के कोने को छूते हुए 
रामकुवार दादा के घर से ओमदत साहब के घर के सामने से कृष्ण सिंह के घर तक , कृष्ण सिंह के घर से गुसाई मन्दिर के 
सामने से होते हुए दुर्गा माता मन्दिर तक, दुर्गा माता मन्दिर के बिन्दु से चौधरियान चौंक से होते हुए मेजर होशियार सिंह की 
हवेली के सामने तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 03 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर उतरी - पश्चिम सीमा से आरम्भ होकर होली वाला जोहड़ से होते हुए कनीना 
रेवाड़ी मुख्य मार्ग को पार करते हुए नगरपालिका सीमा करीरा जाने वाली सड़क तक, उतर - पूर्व बिन्दु करीरा - कनीना सड़क 
से नगरपालिका सीमा जो रेलवे लाईन तक , रेलवे लाईन से गोशाला सड़क तक , गोशाला सड़क से होते हुए बाबा राधेदास 
जोहड़ से होते हुए रामपुरी नहर को पार करते हुए धानक बस्ती के पीछे तक, धानक बस्ती से हजारी नम्बरदार के मकान से 
होते हुए बड़वाली कालोनी को पार करते हुए यादवेन्द्र के मकान तक , यादवेन्द्र के मकान से मा० कृष्ण सिंह के पुराने मकान 
तक, मा0 कृष्ण सिंह के पुराने मकान से रमेश पुत्र सुमेर के मकान से होते हुए बड़वाले कुंए / डोकलमल पार्क के पश्चिम 
दक्षिण कोने तक , डोकलमल पार्क के कोने से नवाब का मोहल्ले को पार करते होलीवाला जोहड़ तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु 


है । 


( 3793 ) 


3794 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), SEPT. 14, 2017 ( BHDR. 22 , 1939 SAKA) 


वार्ड नं0 04 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर पुराना बाजार मुख्य मार्ग से आर्य समाज मन्दिर के सामने से गुसाई मन्दिर तक, 
गुसाई मन्दिर से चौपटा चौंक होते हुए पंकज पुत्र राज सिंह के मकान से मा० कृष्ण सिंह के प्लाट की पूर्व दिशा कोने तक , 
विक्रम सिंह के मकान से मुख्य सड़क होते हुए रामानन्द पुत्र देवदत्त के मकान तक , जो हरिजन बस्ती के सड़क मोड़ पर है , 
रामानन्द से राजेन्द्र सिंह के मकान तक, राजेन्द्र सिंह के मकान से भीम सिंह के मकान तक , भीम सिंह के मकान से राजकीय 
कन्या विधालय के पीछे की तरफ होते हुए उतर - पूर्व दिशा से पुराने मेन बाजार रोड़ तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 05 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर उतरी पश्चिमी सीमा से राकेश पुत्र प्रताप सिंह के घर से मुख्य सड़क से 
भगत सिंह के मकान से होते हुए यादवेन्द्र के मकान तक , यादवेन्द्र के मकान से हजारी नम्बरदार के मकान से होते हुए धानक 
बस्ती के पीछे की तरफ से , धानक बस्ती के पीछे से रामपुरी नहर के साथ - साथ होते हुए भरत सिंह के मकान तक, भरत 
सिंह के मकान से श्योताज सिंह के मकान तक, भरत सिंह के मकान से जो गली श्योताज सिंह के मकान की तरफ मुड़ती है , 
उससे होते हुए मेन हरिजन बस्ती सड़क जहाँ रोशनी देवी के नए मकान तक, रोशनी देवी के नए मकान से हरिजन बस्ती 
सड़क से होते हुए राकेश पुत्र प्रताप सिंह के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 06 : - अनाज मण्डी के गेट नम्बर 01 से आरम्भ होकर रामनिवास धर्मशाला से ककरला रोड़ को पार करते हुए 
उमराव सिंह के कुंए से रामपुरी नहर को पार करते हुए रोशनी देवी के नए मकान से होते हुए श्योताज सिंह के मकान तक, 
श्योताज सिंह के मकान से भरत सिंह के मकान सामने तक , भरत सिंह के मकान से रामपुरी नहर के साथ - साथ होते हुए 
गोशाला सड़क से होते हुए रेलवे लाईन नगर पालिका सीमा तक , रेलवे लाइन नगर पालिका सीमा से अनाज मण्डी गेट 
नम्बर 2 से होते हुए मार्केट कमेटी दफतर की पश्चिमी दीवार से होते हुए मेन रोड़ गेट नम्बर 01 तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु 


है । 


वार्ड नं0 07 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जो रामपुरी नहर के साथ भीम ट्रंक हाउस की दुकान से होकर मेन सड़क से 
अनाज मण्डी गेट नम्बर 01 को पार करते हुए रामप्रताप सेठ की दुकान के पीछे से होते हुए मार्केट कमेटी के कार्यालय तक , 
मार्केट कमेटी के कार्यालय से गेट नम्बर 02 से राधाकृष्ण मन्दिर के पीछे से होते हुए पूर्ण चन्द के मकान तक , पूर्ण चन्द के 
मकान से तेल मिल पंजाबी कॉलोनी के बाहरी दिशा से होते हुए इफको गोदाम के पीछे से बाहर - बाहर होते हुए रेलवे कॉलोनी 
के उत्तर पूर्वी कोने से होते हुए रामपुरी नहर के उत्तर - पश्चिमी सीमा तक, उत्तर - पश्चिमी सीमा रेलवे कलॉनी / बाबूलाल के 
कुंए के सामने से रामपुरी नहर के साथ - साथ होते हुए भीम ट्रंक हाउस तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 08 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर उत्तर - पश्चिमी राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय से पप्पू के पुराने मकान से पूर्व 
दिशा से होते हुए महेन्द्र सिंह के मकान तक, महेन्द्र सिंह के मकान से हरिजन बस्ती के रास्ते से होते हुए रामपुरी नहर को 
पार करते हुए शहीद भगत सिंह कॉलोनी के बाहर - बाहर से भावुका के कुंए से होते हुए राम निवास धर्मशाला तक , राम निवास 
धर्मशाला से मण्डी गेट नम्बर 01 तक, मण्डी गेट नम्बर 01 से मेन बस स्टैण्ड सड़क से होते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय 
तक, जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जो कनीना महेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग के नगर पालिका सीमा से आरम्भ होकर मुख्य 
सड़क होते हुए रेलवे सड़क मोड़ तक, रेलवे सड़क से बिजली घर होते हुए PKSD कॉलेज की दीवार तक, PKSD कॉलेज 
दीवार से होते हुए बावरिया बस्ती के बाहर - बाहर से सी . एच. सी . कनीना से रेलवे मुख्य सड़क तक, सी . एच. सी . कनीना से होते 
हुए रामपुरी नहर तक , रामपुरी नहर के साथ - साथ होते हुए बाबू लाल हलावाई के कुंए से रेलवे कलोनी व इफको गोदाम के 
पीछे से होते हुए पंजाबी कॉलोनी को पार करते हुए राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कनीना मण्डी तक , राजकीय 
कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से नगरपालिका सीमा रेलवे लाईन के साथ - साथ अटेली कनीना मुख्य मार्ग नगरपालिका सीमा 
तक, अटेली कनीना मुख्य मार्ग नगरपालिका सीमा से होते हुए कनीना महेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग नगरपालिका सीमा तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 10 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जो सैतान सिंह बावरिया के घर से वाया पवार हाउस / बावरिया बस्ती होते हुए 
रेलवे रोड़ से हनुमान मन्दिर तक, हनुमान मन्दिर से वाल्मीकि चौंक से होते हुए राम कुमार के मकान के नजदीकी कुंए तक, 
कुंए से भावुका ब्राह्मण सड़क से जयप्रकाश के मकान से दादा नथूराम के मकान से मेन पुराना बाजार रोड़ तक, मेन पुराना 
बाजार सड़क से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से नगर पालिका दफ्तर के साथ - साथ से बावरिया 
बस्ती के पीछे से होते हुए सैतान सिंह के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जो बिशन नम्बरदार के मकान के उत्तर पूर्वी कोने से आरम्भ होकर श्यामीवाड़ा 
होते हुए बंसीधर पण्डित के मकान तक , बंसीधर के मकान से होते हुए बुद्धराम के मकान के सामने से मास्टर दलीप सिंह की 
बैठक तक , मास्टर दलीप सिंह की बैठक के सामने से पुराना परस / मन्दिर को जो गली जाती है, से होते हुए मास्टर भरत 
सिंह के पुराने मकान से होते हुए नऐ मकान नरेश पुत्र भरत सिंह से पुराने मेन पुराना बाजार रोड़ से मिलती हुई बाजार 
धर्मशाला के सामने तक , बाजार धर्मशाला के सामने से चन्द्रहास की बैठक तक, चन्द्रहास की बैठक से होते हुए भावुका 
मोहल्ला को पार करते हुए बिशन सिंह नम्बरदार के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 12 : - बाबा मोलड़नाथ मोड़ से उत्तर पश्चिमी सीमा से कनीना कोसली रोड़ पर विशाल के मकान तक , विशाल के 
मकान से मनफुल सिंह चौंक पार करते हुए बंसीधर पण्डित जी के मकान तक, बंसीधर पण्डित जी के मकान के सामने से 
श्यामीवाड़ा रोड़ होते हुए राम कुमार के मकान के सामने से होते हुए वाल्मीकि चौंक तक , वाल्मीकि चौंक से होते हुए सुजान 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), SEPT. 14, 2017 (BHDR . 22, 1939 SAKA) 

3795 
सिंह पार्क के गेट नम्बर 02 तक, गेट नम्बर 02 से होते हुए शिवमूर्ति तक, शिवमूर्ति से होते हुए कनीना - कोसली बस स्टैण्ड 
दीवार तक , बस स्टैण्ड दीवार से कनीना कोसली मुख्य मार्ग होते हुए विशाल के मकान तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - कनीना - महेन्द्रगढ़ रोड़ नगर पालिका सीमा से आरम्भ होकर वाया पश्चिम उत्तर नगरपालिका सीमा से होते हुए 
सिहोर छितरोली रोड़ को पार करते हुए बाग वाली कॉलोनी के बाहरी नगर पालिका सीमा से होते हुए मेन कनीना कोसली 
नगर पालिका सीमा तक , कनीना कोसली सीमा से मेन मुख्य मार्ग से रेवाड़ी चौंक कनीना महेन्द्रगढ़ से बाबा मोलड़नाथ चौंक 
से होते हुए शिव मूर्ति तक , शिव मूर्ति से सुजान सिंह पार्क गेट नं0 02 के सामने से होते हुए बाल्मीकि चौंक तक, बाल्मीकि 
चौंक से हनुमान मन्दिर होते हुए मुख्य सड़क कनीना - महेन्द्रगढ़ नगरपालिका सीमा मुख्य सड़क कनीना - महेन्द्रगढ़ तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम० शरन , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 14 September, 2017 
No. 18 /91/ 2017 - 3C1 : - In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification 
No. 18 /91/2017 - 3C1, dated 21st July , 2017 and in supersession of all previous orders/ notifications issued in this 
behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee, Kanina , 
District - Mahendergarh as under: 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting from point of is the North -West in front of house of Vishal up to MC limit main Kanina 
Kosli Road . From the point of MC limit Karira/Kanina Road , and then eastern side towards main Rewari Kanina 
across the Road up to Holywalla Pond and after that from the point of Holywalla Pond towards Chowk in from of 
Nihal Singh house and turn the street towards old house of O . P . Yadav Advocate up to the Haveli of Major Hoshiyar 
Singh to Main Road Manphool Singh Chowk to main Mahendergarh Kanina Kosli Road . North East corner , which is 
the starting point. 
Ward No. 02 :- Starting from point of in front of Haveli of Major Hoshiyar to house of Dr. Maher Chand towards 
across the Road via Mohalla Nababa ka the corner of Dhokalmal Park South -West corner to in front of the house of 
Krishan Singh to Gusain Mandir towards Durga Mata Mandir. From the point of Durga Mata Mandir to the Chowk of 
Chodhriyan upto in front of Haveli ofMajor Hoshiyar Singh , which is the starting point. 
Ward No. 03 :- Starting from the North -West corner in front of pond of Holywalla to across Kanina Rewari Road 
upto the MC limit Karira Road from the point of North - East side MC limit up to railway line, from the point of 
Railway line to Gosala Road . via pond of Baba Radhey Dass across the Rampuri Distributary from the back side of 
Dhanak basti, from Dhanak basti to Hazari Namberdar to house of Yadvender across Bedwali colony from the house 
ofMaster Krishan Singh S /o Ram Singh to House of Ramesh S /o Sumer Singh towards corner of Dhokalmal Park 
west -south corner/ Badhwala well. From the point of Dhokalmal Park towards Nawab ka Mohalla across the Kanina 
path to the point of Holywalla, which is the starting point. 
Ward No. 04 :- Starting from North -West point old Bazaar main Road via Arya Samaj Mandir to Gusain Mandir , 
from Gusain Mandir to Chopta Chowk from the House of Pankaj S /o Raj Singh via Plot of Master Krishan Singh 
corner of east side. Now from the point of Sh . Vikram Singh house to via main Road upto the house of Ramanand 
S /o Devdutt the Harizan Basti Road house of Rajender house , Rajender house to Bhim Singh house, from the Bhim 
Singh house to Government Girl School back side which is the north -east side old Main Bazaar Road , which is the 
starting point. 
Ward No. 05 : - Starting from North -West corner of the house of Rakesh S / o Partap Singh to main Road via house of 
Baghat Singh to house of Yadvender. Now start point from the house Yadvender to via Harzari Namberdar house to 
back side of Dhanak Basti. Now along with the path of Rampuri Nehar via house of Sh. Bharat Singh turn the street 
house of Sheotaj Singh house to main Harizan Basti Road new house of Rosni Devi via main Harizan basti Road to 
the north -west corner of Rakesh S / o Pratap Singh house, which is the starting point. 


3796 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), SEPT. 14 , 2017 (BHDR . 22, 1939 SAKA ) 


Ward No. 06 :- Starting from the main gate No. 1 Anaj Mandi to in front of Ramniwas Dharamsala across the 
Kakarala Road tube well of Umrao Singh to across Rampuri Distributary to new house of Roshni Devi across the side 
of the house of Sheotaj Singh via Rampuri Distributary east side , Pond of Baba Radhey Dass outside the Gosala Road 
towards railway line up to the MC limit. Now start the point of East Side of Railway line to main AnajMandi Gate 
No.2 via main AnajMandi Road to Gate No. 01 Anaj Mandi, which is the starting point. 
Ward No. 07 :- Starting from the North -west corner Rampuri Distributary of main Anaj Mandi Road shop of 
Bhim Singh trunk house to main Anaj Mandi Gate No. 01 via shop of Rampartap to corner of North - East market 
committee office . Now start from the pint of gate no . 02 east- south corner Radha Krishan Mandir to the house of 
Puran Chand to oil mill up to outside of Punjabi colony and outside of IFFCO Godown , North -east corner Railway 
Colony to Rampuri Distributary north -west side, which is the starting point. 
Ward No. 08 : - Starting from the north -west side GovernmentGirl School to back corner of east side of old house of 
papu via house of Mahender house to main Harizan Basti Road across the Rampuri Distributary via Sahid 
Bhagat Singh colony via Bhavuka well to Ramniwas Dharamsala towards main Mandi gate no. 01 . Now start from 
the main Mandi gate no . 01 to main bus Stand Road to GovernmentGirl School, , which is the starting point. 
Ward No. 09 :- Starting from the Kanina Mahendergarh Road North -west corner of boundary ofMC limit via Ateli 
Road T -point main Mahendergarh Kanina Road to main Anaj Mandi turn to railway station Road to via office of 
power house . Now north - east corner of PKSD college outside via Baweria Basti main Railway Road to CHC Kanina, 
From CHC Kanina to main railway Road via Rampuri Distributary near tube well of Babulal Halwai to the corner of 
north -east railway colony back side IFFCO Godown to via Punjabi colony and corner of Girl Senior Secondary 
School Mandi outside house of Puran Chand to railway station up to MC limit, from Ateli Road fatak to Kanina 
Mahendergarh Road north -east side boundary of MC limit, which is the starting point. 
Ward No. 10 :- Starting from the north -east corner house of Saitan Singh in Baweria Basti via main railway Road to 
Hanuman Mandir , From Hanuman Mandir to Balmiki Chowk up to the tube well near house of Ram Kumar house , 
Bhavuka Brahman Road via Jai Parkash house to Dada Nathu Ram house to Main Bazaar Road , from main bazaar 
Road to CHC Kanina via Municipal Committee office to the north -west house of Saitan Singh Baweria , which is the 
starting point. 
Ward No. 11 : - Starting from the north -east corner of old house of Bishan Singh Namberdar via Shyamiwara main 
Road to house of Bansidhar Pandit , after that Bansidhar house to via Budhram House south side Baithak Master 
Dalip Singh, after that from Baithak of Dalip Singh to south side street go to the old Paras/Mandir via house of 
headmaster Bharat Singh old house to new house of Naresh S /o Bharat Singh to Main bazaar Road in front of Bazaar 
Dharamsala , after that from Bazaar Dharamsala to house of Chanderhass Baithak to via Bhavuka Mohalla to 
Bishan Singh Namberdar house , which is the starting point. 
Ward No. 12 :- Starting from the north -west corner main Kanina Kosli Road after that from house of Vishal to the 
Manphool Singh Chowk to Bansidhar and main Shyamiwara Chowk to well near house of Ram Kumar towards 
Balmiki Chowk and after that from the point of Balmiki Chowk to corner of Sujjan Park gate no . 02 towards 
Shiv Murti to Kanina Kosli main Road touch the wall of Bus Stand , Wall of Bus Stand up to the house of Sh. Vishal, 
which is the starting point. 
Ward No. 13 :- Starting from the MC limit main Mahendergarh Road to West-north side to north - east MC limit 
across the Sihore -Chithrolli Road to Bag wali colony in MC limit, from the point of MC limit Tehsil colony via 
Shastri Colony towards north -east corner main Kanina Kosli Road up to MC limit , from Rewari Road to T -Point 
Baba Moladnath Chowk to Shiv Murti, after that from Shiv Murti to opposite side Sujjan Singh Park Gate No. 02 via 
Balmiki Chowk towards Hanuman Mandir to main Kanina Mahendergarh path of main Mahendergarh Marg to point 
ofMC limit , which is the starting point. 


nd main Balmiki Chand ,Wall o 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


55625 – C .S . - H .G .P ., Chd . 


